रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002 /99 


REGISTEREDNo. D. L. --- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली : राजपन 


सत्यमेव जयते 


elhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 189 ] 
No. 189 ] 


दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 11 , 2013 / अग्रहायण 20 , 1935 [ रा . रा. रा . क्षे. दि. सं. 193 
DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11 , 2013/ AGRAHAYANA 20, 1935 [ N .C . T.D . No. 193 


- 


AT 


भाग - IV 

PART- IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


वित्त ( राजस्व - 1 ) विभाग 

____ अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2013 
सं. फा . 12( 2 ) /वित्त ( राज - 1 )/ 2013 - 14 / डीएस VI / 950. - दिल्ली विलासिता कर अधिनियम , 1996 (1996 का दिल्ली 
अधिनियम 10) ( इसके पश्चात " उक्त अधिनियम " के रूप में संदर्भित ) की धारा 7 की उपधारा( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
तथा इस सरकार की दिनांक 28 - 01 - 1997 की पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या फा . 10 ( 105 ) 95 -वित्त ( सा . ) तथा दिनांक 8 - 5 - 2002 की संख्या 
फा . 10 ( 43 ) 2001 - 02 /वित्त ( स्था . - 1 )/126ख के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं कि 
नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लिखित प्रत्येक अधिकारी को उक्त अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत ऐसी शक्तियों के प्रयोग तथा 
कार्यों के निष्पादन करेंगे , जो उक्त अनुसूची के कॉलम 3 में उनके समक्ष क्रमशः विनिर्दिष्ट हैं : 

- अनुसूची 
क्रम सं. अधिकारी 

धाराओं की संख्या 
2 

3 


विलासिता कर आयुक्त 

धारा 38 
विलासिता कर उपायुक्त 

धारा 13 , 15, 16, 17, 18, 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 29 , 30 , 

34 , 38 , 41 एवं 46 
विलासिता कर सहायक आयुक्त धारा 8 , 10 , 13 , 15 , 16 के अतिरिक्त उपधारा के परन्तुक ( 2 ) , 

17, 18, 21 , 22 , 23 , 29 के अतिरिक्त उपधारा ( 4 ) , 30 , 34 एवं 41 
सहायक विलासिता कर अधिकारी धारा 13 , 15 , 16 अतिरिक्त उपधारा के परन्तुक ( 2 ) , 17 , 18 , 

21 , 22 , 23, 29 के अतिरिक्त उपधारा ( 4 ) एवं 41 
निरीक्षक विलासिता कर 

धारा 30 के अतिरिक्त उपधारा ( 1 ) , ( 3 ) एवं ( 4 ) 
2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी । 
5189 DG/ 2013 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


[Part IV 


- 


- 


FINANCE (REVENUE -1) DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 11th December, 2013 
No , F. 12 (2 )/ Fin .(Rev.- 1 )/2013 - 14 /ds VI/950 . — In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 7 
of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 ( Delhi Act 10 of 1996) ( hereinafter referred to as the said Act ) andin supersession 
of this Government s earlier Notifications No. F . 10 ( 105 )/ 95 - Fin .(G ) dated 28 - 1 - 1997 & F. 10 (43 )/ 2001- 02 /Fin .-( E -I)/ 126KHA 
dated 8- 5 -2002 , the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby notifies that each of the officers 
mentioned in column 2 of the schedule mentioned below , shall exercise such powers and perform such functions asmay be 
required under the sections of the said Act, respectively specified against them in column 3 of the said schedule : 

SCHEDULE 


S. No . 


Officers 


No . of Sections 


3 


Commissioner of Luxury Tax Section 38 
Deputy Commissioner of Luxury Tax Section 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22 , 23, 24, 25 , 26, 29, 30 , 34, 38 , 

41 and46 
Assistant Commissioner of Luxury Section 8 , 10 , 13 , 15 , 16 exceptproviso of sub -section 
Tax 

( 2 ), 17 , 18, 21 , 22 , 23, 29 except sub -section( 4), 30 , 

34 and41 
Assistant Luxury Tax Officer Section 13, 15 , 16 except proviso of sub - section (2 ), 

17, 18, 21 , 22, 23, 29 except sub-section ( 4), and 41 
Luxury Tax Inspector 

Section 30 except sub -section (1), (3) & (4 ) . 
2. This notification shall come into force from the date of publication in the official gazette . 


-"" ----- 


--- 


सं. फा . 12 ( 2 )/ वित्त ( राज - 1 )/ 2013 - 14 / डीएस VI /951.---दिल्ली विलासिता कर अधिनियम 1996 ( 1996 का दिल्ली 
अधिनियम 10 ) की धारा 7 की उप - धारा( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उन्हें सशक्त बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , आबकारी , मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग में तैनात समस्त सहायक 
आयुक्त ( आबकारी ) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत विलासिता कर आयुक्त , दिल्ली के कर्तव्यों के निष्पादन 
में उनकी सहायता करने के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तथा आबकारी , मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग में सहायक आयुक्त 
( आबकारी ) के पद पर बने रहने तक अथवा अगले आदेशों तक इनमें जो भी पहले हो, सहायक आयुक्त, विलासिता कर के रूप में नियुक्त करते है । 


" 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

__ के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
रविन्द्र कुमार, उप - सचिव - VI ( वित्त ) 


No. F. 12(2)/ Fin. ( Rev.-1)/2013-14/ dsVI/951 .---In exercise of powers conferred by clause ( b) of sub -section(1) of 
the Section 7 of the Delhi Tax on Luxuries Act , 1996 (DelhiAct No. 10 of 1996 ) and all 
behalf,the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the all the Assistant Commissioner 
( Excise ) posted in the Department ofExcise , Entertainment & Luxury Tax as Assistant Commissioner ofLuxury Tax to assist 
the Commissioner of Luxury Tax , Delhi in the discharge of his functions under the aforesaid Act in the National Capital 
Territory of Delhi, with effect from the date of assumption of charge and till such time as they hold the post of Assistant 
Commissioner ( Excise ) in theDepartment of Excise , Entertainment & Luxury Tax or till further order,whichever is earlier. 

By Order and in the Name of the 

Lieutenant Governor of the 

National Capital Territory ofDelhi, 
RAVINDER KUMAR , Dy . Secy .- VI (Finance ) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


